पंजीकरण संख्या - यू 0 ए0 / डी0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015--17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


-- 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड-16 ] रुड़की, शनिवार , दिनांक 23 मई, 2015 ई0 (ज्येष्ठ 02, 1937, शक सम्वत्) [ संख्या -21 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 


... 


... 


3075 


339-350 


1500 


293-301 


1500 


म 


- 


975 


भाग 1 - विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति , स्थान-नियुक्ति , स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम, कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र , नगर प्रशासन , नोटीफाइड 

एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 -निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 - बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि 


975 


975 


975 


975 


... 


975 


975 


1425 


339 - क 


340 


उत्तराखण्ड गजट , 23 मई, 2015 ई 0 (ज्येष्ठ 02 , 1937 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

औद्योगिक विकास अनुभाग 

कार्यालय - ज्ञाप 

08 अप्रैल, 2015 ई ० 
संख्या 216 / VII - 1 / 2015 / 156- ख / 2013 - उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार की संस्तुति दिनांक 
20 फरवरी, 2015 के क्रम में भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत खान निरीक्षक के 
पद पर मौलिक रूप से नियुक्त श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से खनिकर्म शाखा में 
खान अधिकारी के पद , वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400 , में एतद्वारा नियमित रूप से पदोन्नत करते 
हुये, मुख्यालय टिहरी गढ़वाल में तैनात करते हुए जनपद टिहरी गढ़वाल, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी एवं चमोली में खान 
अधिकारी के कार्यों के सम्पादन हेतु तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

2. श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 ( दो ) वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा 
जाता है । 


आज्ञा से , 


राकेश शर्मा, 


अपर मुख्य सचिव । 


कार्मिक अनुभाग-1 
विज्ञप्ति / सेवानिवृत्ति 

20 जनवरी, 2015 ई ० 
संख्या 63 / XXX - 1-15-12(4 ) 2005- भारतीय प्रशासनिक सेवा, उत्तराखण्ड संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारी 
अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त उनके नाम के सम्मुख कॉलम -4 में अंकित तिथि के अपरान्ह में भारतीय 
प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे : 
क्र ० सं ० अधिकारी का नाम 

जन्म तिथि 

सेवानिवृत्ति की तिथि 


1 


2 


3 


4 


1 . 


11.05.1955 


31.05.2015 


2 . 


04.07.1955 


31.07.2015 


श्री केशव एन० देसिराजू 
श्री एन 0 रविशंकर 
श्री राकेश शर्मा 
श्री भास्करानन्द 
श्री पी ०एस० जंगपांगी 


11.10.1955 


3 . 
4 . 


31.10.2015 


01.07.1955 


30.06.2015 


5 . 


15.07.1955 


31.07.2015 


एस0 रामास्वामी, 
प्रमुख सचिव । 


गृह अनुभाग -8 

अधिसूचना 

21 जनवरी, 2015 ई ० 
संख्या 844 / XX ( 8) 2014-11 (06 ) 2014 - श्री राज्यपाल महोदय, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम संख्या 02 , 
सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड ( ध ) सपठित साधारण खण्ड अधिनियम , 1897 ( अधिनियम संख्या 10, सन् 1897 ) की 
धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, स्पेशल टॉस्क फोर्स, उत्तराखण्ड, देहरादून 
को उनके कार्यों के अतिरिक्त साईबर क्राईम पुलिस थाना के रूप में भी गठित कर तद्नुसार अधिसूचित किये जाने 
की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


341 


भाग 1]] 

उत्तराखण्ड गजट , 23 मई, 2015 ई० (ज्येष्ठ 02, 1937 शक सम्वत् ) 
2. श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित थानों के अतिरिक्त उक्तवत् अधिसूचित साईबर क्राईम 
पुलिस थाना में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 21, वर्ष 2000), से आच्छादित होने वाले 
अपराधों को पंजीकृत किये जाने के भी निदेश देते हैं । 

आज्ञा से , 
एम ० एच० खान , 


प्रमुख सचिव । 


वन एवं पर्यावरण अनुभाग -1 

विज्ञप्ति / सेवानिवृत्ति 

21 जनवरी, 2015 ई ० 
संख्या 16 / X -1-2014-14( 09) / 2014- श्री राजमणी पाण्डेय , प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग , पौड़ी, 
जिनकी जन्मतिथि 20.06.1955 (बीस जून सन् उन्नीस सौ पचपन ) है, 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 
30.06.2015 के अपराह्न को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे । 

डॉ ० रणबीर सिंह, 


प्रमुख सचिव । 


: 


चिकित्सा अनुभाग -3 

अधिसूचना 

04 मार्च, 2015 ई ० 
संख्या 1791 / XXVIll - 3-2015-133 / 2007- श्री राज्यपाल महोदय, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 
(केद्रीय अधिनियम संख्या 37 , सन् 1954) की धारा 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके , इस अधिसूचना के 
राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से श्री राजीव शर्मा, टैक्नीकल असिस्टेन्ट , खाद्य अनुसंधान और मानकीकरण 
प्रयोगशाला, इन्दिरापुरम , गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश को उत्तराखण्ड राज्य में खाद्य श्रेणी के समस्त वस्तुओं के विश्लेषण 
हेतु राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला, उत्तराखण्ड, रूद्रपुर ( ऊधमसिंह नगर ) में सृजित लोक विश्लेषक ( खाद्य), 
वेतन क्रम ₹ 15,600-39,100 , ग्रेड वेतन ₹ 5,400, के पद पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रतिनियुक्ति 
पद पर तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं 

(1) श्री राजीव शर्मा की तैनाती 01 वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित चयन के आधार पर कार्मिक की 

तैनाती, जो भी पहले हो , तक की अवधि के लिये होगी प्रतिनियुक्ति पर तैनाती के सम्बन्ध में अवधि 

की गणना पैतृक विभाग में उनके कार्यभार से अवमुक्त किये जाने के दिनांक से प्रारम्भ होगी । 
( 2) पैतृक विभाग से कार्यमुक्त होने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने के बीच की अवधि का वेतन, यदि 

कोई हो , तो इसका भुगतान वाह्य सेवायोजक द्वारा किया जायेगा । 
( 3 ) श्री राजीव शर्मा को वाह्य सेवा योजक के अधीन पद का कार्यभार ग्रहण करने तथा उससे 

प्रत्यावर्तन के समय की गयी यात्राओं के लिये यात्रा भत्ता का भुगतान नियमानुसार देयता के आधार 

पर वाह्य सेवायोजन द्वारा किया जायेगा । 
( 4) श्री राजीव शर्मा के पेंशन के लिये अंशदानों का भुगतान निर्धारित दरों पर वाह्य सेवायोजक द्वारा 

किया जायेगा । 
(5 ) श्री राजीव शर्मा वाह्य सेवा अवधि में पैतृक विभाग के भविष्य निधि नियमों द्वारा नियंत्रित होते 


रहेंगे । 


( 6) श्री राजीव शर्मा को पैतृक विभाग में प्राप्त चिकित्सा सुविधायें वाह्य सेवा में रहने की अवधि में प्राप्त 

होती रहेंगी, जो पैतृक विभाग से निम्नतर न होंगी । 


342 


उत्तराखण्ड गजट, 23 मई, 2015 ई० (ज्येष्ठ 02, 1937 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
(7) सामुहिक बीमा योजना के अधीन पैतृक विभाग के अनुसार श्री राजीव शर्मा वाह्य सेवा अवधि में 

अपना अंशदान निरन्तर जमा करते रहेंगे । 
( 8) श्री राजीव शर्मा को वाह्य सेवा अवधि में उक्त शर्तों के अतिरिक्त वित्तीय सुविधा दिया जाना 
प्रस्तावित हो , तो वह शासन की स्पष्ट सहमति के बिना अनुज्ञेय न होगी । 

आज्ञा से , 


ओम प्रकाश, 


प्रमुख सचिव । 


सिंचाई अनुभाग -1 

शुद्धि -पत्र 

26 मार्च, 2015 ई ० 
संख्या 2930 / II - 2015-01 ( 81 ) / 2003-सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत विज्ञप्ति / पदोन्नति संख्या 
343 / II - 2015-01(81) / 2003, दिनांक 11.03.2015 द्वारा सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) से अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक ) 
के पद पर पदोन्नति आदेश निर्गत किया गया । 

2. उक्त विज्ञप्ति / पदोन्नति आदेश में क्रमांक 1 पर उल्लिखित श्री वीरेन्द्र सिंह पाल का नाम टंकण त्रुटिवश 
श्री वीरेन्द्र पाल सिंह अंकित हो गया है । अतः उक्त विज्ञप्ति / पदोन्नति आदेश में क्रमांक 1 पर अंकित श्री वीरेन्द्र पाल सिंह 
के स्थान पर श्री वीरेन्द्र सिंह पाल पढ़ा जाय । 

3. उक्त विज्ञप्ति / पदोन्नति आदेश संख्या 343 / II - 2015-01(81) / 2003, दिनांक 11.03.2015 उपरोक्त सीमा 
तक संशोधित समझा जाय । 

4. उक्त विज्ञप्ति / पदोन्नति आदेश संख्या 343 / I - 2015-01( 81) / 2003, दिनांक 11.03.2015 के अन्य 
प्राविधान पूर्ववत् रहेंगे । 

एम ० एच० खान , 


प्रमुख सचिव । 


वित्त अनुभाग -8 

विज्ञप्ति / नियुक्ति 

02 जनवरी, 2015 ई ० 
संख्या 21/2015/12(100) / XXVII (8) / 14- उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य 
सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2010 के आधार पर वाणिज्य कर विभाग के अन्तर्गत सहायक आयुक्त के पद पर, 
वेतनमान ₹ 15,600-39,100 , ग्रेड पे ₹ 5,400 , में नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने 
की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए, 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं 


क्रमांक 


नाम 


पत्राचार का पता 


गृह जनपद 


1 


2 


3 


4 


1 . 


श्री योगेश रावत 


पौड़ी गढ़वाल , 
उत्तराखण्ड 


श्री योगेश रावत, 
10 - एफ , डी 0 ए 0 ब्लॉक, डीडी0 ए0 फ्लैट , हरिनगर (निकट 
घण्टा घर), दिल्ली, पिन -110064 
C /o श्री नरेश कुमार , 
74/3, ब्लॉक-II , चक्खुवाला, नियर माधो निवास, 
देहरादून, उत्तराखण्ड 


2 . 


डॉ ० शशि कान्त दूबे 


बक्सर, 


बिहार 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 23 मई , 2015 ई० (ज्येष्ठ 02, 1937 


शक सम्वत्) 


343 


1 


2 


3 


4 


3 . 


श्री गौरव कुमार पंत 


4 . 


श्री धीरेन्द्र कुमार 


5 . 


श्री प्रभा शंकर मिश्र 


6 . 


श्री अनन्त रजनीश 


7 . 


श्री अभय कुमार पाण्डेय 


8 . 


श्रीमती शिवानी त्रिपाठी 


9 . 


श्रीमती वन्दना 


10. सुश्री शुचि तिवारी 


11. सुश्री पूनम 


12. 


श्री मनमोहन असवाल 


श्री गौरव कुमार पन्त , निर्मल सदन, पीली कोठी, 

अल्मोड़ा, 
बड़ीमुखानी, हल्द्वानी, जिला नैनीताल, पिन -263139 

उत्तराखण्ड 
श्री धीरेन्द्र कुमार, ग्राम व पोस्ट मरसण्डा (सिंघनापुर), थाना सीतापुर , 
लहरपुर, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश , 
भारत -261136 

उ ० प्र ० 
श्री प्रभा शंकर मिश्र , एम 0 एस0-90, सेक्टर - डी 0, अलीगंज , अमेठी , 
लखनऊ , पिन -226024 ( उ 0 प्र0 ) 

उ ० प्र ० 
पुत्र श्री भोपाल सिंह, 

मुजफ्फरनगर, 
ग्राम +पोस्ट - बरोडा, जिला मुजफ्फरनगर, 

उ ० प्र ० 
पिन -251309 ( यू ० पी ० ) 
119, गाँधीनगर, एम० पी ० पॉलीटेक्निक के पीछे, गोरखनाथ , गोरखपुर 
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश , पिन -273015 

उ ० प्र ० 
C /o श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल , 

देहरादून , 
आयुर्वेदिक भवन , आर्य नगर, ज्वालापुर , हरिद्वार, उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड 
श्रीमती वन्दना बधानी, 

टिहरी गढ़वाल, 
167/1, लण्ढौर बाजार, मसूरी, जिला देहरादून, पिन -248179 उत्तराखण्ड 
C /o श्री एल ० डी ० नयनवाल , 

नैनीताल , 
6-580 / 5 – तल्ला, गोरखपुर- हल्द्वानी, नैनीताल, पिन -263139 उत्तराखण्ड 
सुश्री पूनम , 

देहरादून , 
मकान सं0-112 , गली सं0-4, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश , उत्तराखण्ड 
जिला - देहरादून , उत्तराखण्ड , 

पिन -249201 
श्री मनमोहन असवाल , 

उत्तरकाशी, 
तहसील गैरसैंण (कार्यालय ), गैरसैंण, चमोली 

उत्तराखण्ड 
पुत्री श्री बाबू राम आर्य, 

हरिद्वार, 
410 , आवास - विकास , रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड , उत्तराखण्ड 
पिन -247667 
श्री कृष्ण कुमार , म 0 नं 0 18, टाइप -3, सचिवालय कॉलोनी, ऊधमसिंह नगर , 
केदारपुरम , देहरादून 

उत्तराखण्ड 
श्री श्याम दत्त शर्मा, 

देहरादून , 

उत्तराखण्ड 
58/2, सद्भाव कुंज, पंडितवाड़ी, देहरादून , उत्तराखण्ड 
पुत्री श्री मुनीश चन्द्र मिश्र , 299 – ए, ब्लॉक -1, चुक्खूवाला , देहरादून , 
देहरादून, उत्तराखण्ड, पिन -248001 

उत्तराखण्ड 
श्री दीपक कुमार, 

चम्पावत , 
ग्राम छीनीगोठ ( छीनीतल्ली), पो 0 - टनकपुर, जिला - चम्पावत , उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड , 

पिन -262309 
श्रीमती नीलम जोशी, 

पिथौरागढ़ , 
सहायक अधीक्षिका, बालिका छात्रावास , रा ० स्नातकोत्तर 

उत्तराखण्ड 
महाविद्यालय , पिथौरागढ़ , पिन -260502 
सुश्री प्रियंका, 

नैनीताल, 

उत्तराखण्ड 
I / 122, फूलबाग , पंतनगर-263145 , ऊधमसिंह नगर , 
उत्तराखण्ड, पिन-263145 
श्रीमती दीपा सिंह, 

देहरादून, 
मकान नं0- I / 39, पी 0 डब्ल्यू ० डी ० 

पी 0 डब्ल्यूडी0 कॉलोनी, निकट उत्तराखण्ड 
बन्न इण्टर कॉलेज , रेस कोर्स, देहरादून , उत्तराखण्ड, 
पिन -248001 


13 . 


कु ० सीमा आर्य 


14. 


श्री कृष्ण कुमार 


15 . 


श्री श्याम दत्त शर्मा 


16. सुश्री नेहा मिश्रा 


17. 


श्री दीपक कुमार 


18. 


श्री कमल किशोर जोशी 


19 . 


सुश्री प्रियंका 


20 . 


श्रीमती दीपा सिंह 


344 


उत्तराखण्ड गजट, 23 मई , 2015 ई ० (ज्येष्ठ 02, 1937 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
2. उक्त नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन , 
शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाया 
जाता है तो यह नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। 

3. प्रश्नगत पद की सेवायें " उत्तराखण्ड ( उत्तर प्रदेश बिक्री कर सेवा नियमावली, 1983) अनुकूलन एवं उपान्तरण 
आदेश, 2007* तथा शासन के द्वारा समय - समय पर निर्धारित की जाने वाली सेवा शर्तों से विनियमित होगी । 

4. उक्त अभ्यर्थियों को दिनांक 07.01.2015 को प्रातः 9:00 बजे उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में 
रिपोर्ट करना होगा, जहां पर उन्हें आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु निर्धारित दिनांक 07.01.2015 से 28.03.2015 तक 
आधारभूत प्रशिक्षण अकादमी के मानकों के अनुसार अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा । उक्त आधारभूत प्रशिक्षण के 
दौरान प्रशिक्षणार्थियों हेतु अकादमी से प्राप्त दिशा निर्देश निम्न हैं 

(1 ) प्रशिक्षण अवधि में प्रतिभागी अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से अकादमी छात्रावास में ही अवस्थान 

किया जाना होगा, किसी भी प्रतिभागी को अकादमी के बाहर ठहरने की अनुमति नहीं होगी । अकादमी 
छात्रावास में बिस्तर इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है, अतः अपने साथ बिस्तर इत्यादि लाने की 

आवश्यकता नहीं है । 
( 2 ) प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों को यह भी अवगत करा दिया जाय कि अकादमी छात्रावास में परिवार को 

साथ रखने की सुविधा अनुमन्य नहीं है । 
(3 ) प्रशिक्षण के दौरान अनिवार्य रूप से क्रीड़ा / व्यायाम गतिविधियों में प्रतिभाग किया जाना होगा । अतः 

क्रीड़ा / व्यायाम के लिए ट्रैक सूट / सफेद पैंट - नेकर व टी - शर्ट तथा पी 0 टी 0 / स्पोर्ट्स शूज की 

उपलब्धता सुनिश्चित कर लें । 
( 4) उपरोक्त अवधि में नैनीताल में जाड़ों का मौसम रहता है, अतः प्रशिक्षणार्थी अपने साथ गरम कपड़े 

इत्यादी लेकर आयें । 
( 5) प्रशिक्षण अवधि में भोजन तथा आवास पर होने वाला व्यय ₹ 300 प्रतिभागी प्रति दिवस की दर से 

प्रशिक्षार्थी अधिकारियों द्वारा अपने दैनिक भत्ते में से वहन किया जाएगा, जबकि प्रशिक्षण कार्यक्रम 

के सापेक्ष प्रतिभागी अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण शुल्क देय नहीं होगा । 
( 6) प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा । 
5. परिवीक्षा अवधि के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा । 

6. उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी में रिपोर्ट करने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा निम्नवत् सूचनायें / प्रमाण -पत्र 
प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे, तदोपरान्त ही उनकी योगदान सूचना स्वीकार की जायेगी । 

अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में घोषणा - पत्र । 
समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति की घोषणा, जिसके वे स्वामी हों । 
एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने का घोषणा -पत्र / शपथ - पत्र । 
इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने सम्बन्धी प्रमाण - पत्र । 
दो राजपत्रित ऐसे अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों किन्तु उनके सम्बन्धी न हों , द्वारा प्रस्तुत 
चरित्र प्रमाण - पत्र । 
शैक्षिक योग्यता, आयु, जाति प्रमाण - पत्र एवं निवास प्रमाण - पत्र से सम्बन्धित मूल प्रमाण - पत्र एवं 
उनकी एक - एक प्रमाणित प्रति । 
लिखित रूप में एक Under Taking कि यदि पुलिस सत्यापन , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन तथा 
चिकित्सा परीक्षण के पश्चात् उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उनकी यह 
नियुक्ति निरस्त समझी जाय । 
आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण - पत्रों की जाँच सम्बन्धित जिला अधिकारियों से कराये जाने के 
उपरान्त यदि कोई प्रमाण - पत्र जाली / त्रुटिपूर्ण पाया गया तो ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन को उत्तराखण्ड 
का अभ्यर्थन / नियुक्ति निरस्त समझी जायेगी । 
शासन के पत्र सं0-1030 / 2014 / 12(100) / xxVII (8) / 14 टी 0 सी 0, दिनांक 09.12.2014 के क्रम में 
जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण नहीं हो पाया है , उनकी स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था अकादमी 
परिसर , नैनीताल में ही की जायेगी । 


6.1 


6.2 


6.3 


6.4 


6.5 


6.6 


6.7 


6.8 


6.9 


345 


भाग 1 ] 

उत्तराखण्ड गजट , 23 मई , 2015 ई ० ( ज्येष्ठ 02, 1937 शक सम्वत् ) 
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में प्रशिक्षण हेतु रिपोर्ट करने हेतु कोई यात्रा 
भत्ता / दैनिक भत्ता अनुमन्य / देय नहीं होगा । 

8. उक्त नियुक्ति आदेश मा 0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में लम्बित रिट याचिका संख्या सं0-67 / 2014 , 
शैलेश भण्डारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या -86 / 2014, हेम चन्द्र एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट 
याचिका संख्या -106 / 2014, सुमित भण्डार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या -562 / 2011, नन्द किशोर 
बनाम उत्तराखण्ड राज्य , रिट याचिका संख्या -326 / 2011, आशुतोष भट्ट बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका 
संख्या-(पीआई 0एल 0) 67/2011, रिट याचिका संख्या -330 / 2013, अजय डुंगराकोटी बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा 
आयोग , रिट याचिका संख्या-208 / 2014, पुष्पेन्द्र चौधरी बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं इस परीक्षा से 
सम्बन्धित अन्य याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगा । 

अतः उक्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि यदि वे उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हैं तो प्रत्येक 
दशा में दिनांक 07.01.2015 ( बुधवार ) को प्रातः 9:00 बजे उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल में अपनी उपस्थिति 
दर्ज करा दें , अन्यथा यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार 
उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की अग्रत्तर कार्यवाही की जायेगी । 

आज्ञा से , 


भास्करानन्द, 

सचिव । 


क्र ० सं ० 


माध्यमिक शिक्षा अनुभाग -2 

कार्यालय ज्ञाप 

06 जनवरी, 2015 ई ० 
संख्या 22 / XXIV - 2 / 2015 / 29(12 ) / 2011- उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा के निम्नलिखित 
अधिकारियों को विभागीय चयन समिति की संस्तुति के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उप शिक्षा निदेशक 
( वेतनमान ₹ 15,600-39,100 , ग्रेड वेतन ₹ 7,600 ) के पद पर , उनके वर्तमान पद पर रहते हुये अस्थायी रूप से 
पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है : 

अधिकारी का नाम 
श्री जगमोहन सोनी 

श्री रामेन्द्र कुशवाहा 
उक्त सेवा सवंर्ग में वरिष्ठता आदि के सम्बन्ध में यदि मा 0 न्यायालय में कोई रिट याचिका विचाराधीन हो 

तो , उक्त पदोन्नति उस रिट याचिका के अन्तिम निर्णय के अधीन होगी । 
2. पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापना आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे एवं तब तक उपरोक्त पदोन्नत 
अधिकारी अपने वर्तमान तैनाती के स्थान पर यथावत् कार्य करते रहेंगे । 

आज्ञा से , 
डा 0 एम 0 सी 0 जोशी, 

सचिव । 


01 


02 


1 . 


सचिवालय प्रशासन ( अधि 0 ) अनुभाग -1 

प्रोन्नति / विज्ञप्ति 

25 मार्च, 2015 ई ० 
संख्या 645 / पदो0-12 / XXXI (1) / 2014 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी के पद 
पर कार्यरत श्रीमती हेमा पाण्डे को नियमित चयनोपरान्त अनुसचिव , वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड वेतन ₹ 6,600 , 
के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति 
प्रदान करते हैं । 


346 


उत्तराखण्ड गजट, 23 मई, 2015 ई ० (ज्येष्ठ 02 , 1937 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्रीमती हेमा पाण्डे को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है । 

3. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्रीमती हेमा पाण्डे को कार्मिक विभाग में अनुसचिव के पद पद तैनात किया 
जाता है । 


4. उक्त पदोन्नति मा ० लोक सेवा अधिकरण , देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या 92/2011, अहमद अली 
व अन्य बनाम राज्य में होने वाले न्तिम निर्णय के अधीन रहेगी । 


5. उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि 
उ 0 प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की 
स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित 
किया जायेगा । 


आज्ञा से , 


पी ० एस० जंगपांगी, 


सचिव । 


सहकारिता एवं गन्ना चीनी अनुभाग-1 

अधिसूचना 

01 अप्रैल, 2015 ई ० 
संख्या 474 / XIV - 1 / 2015-9 (1) / 2011 - श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 
की धारा 122(क ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारी बैंक केन्द्रीयत सेवा नियमावली, 1976 में अग्रेत्तर 
संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं 

सहकारी बैंक केन्द्रीयत सेवा ( संशोधन ) नियमावली, 2015 
1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ- (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम सहकारी बैंक केन्द्रीयत सेवा (संशोधन ) 

नियमावली, 2015 है । 
( 2) यह नियमावली उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम , 2003 के अन्तर्गत 

पंजीकृत समस्त जिला सहकारी बैंकों / केन्द्रीय सहकारी बैंकों पर लागू 

होगी । 

( 3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी । 
2. नियम 3 का संशोधन- सहकारी बैंक केन्द्रीयत सेवा नियमावली, 1976 (जिसे यहां आगे मूल नियमावली 

कहा गया है ) के स्तम्भ -1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ -2 में 
दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्: 


स्तम्भ -1 

वर्तमान नियम 
3. सेवा का सृजन : उत्तरांचल राज्य में जिला 

सहकारी बैंकों में सचिव / महाप्रबन्धक एवं वरिष्ठ 
महाप्रबन्धक के समस्त पद केन्द्रीयत सेवा में 
सम्मिलित होंगे । 


स्तम्भ -2 
एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 
3. सेवा का सृजन : उत्तराखण्ड राज्य में जिला 

सहकारी बैंकों में सचिव / महाप्रबन्धक एवं उप 
महाप्रबन्धक के समस्त पद केन्द्रीयत सेवा में 
सम्मिलित होंगे । 


भाग 1 ]] 


उत्तराखण्ड गजट , 23 मई , 2015 ई ० (ज्येष्ठ 02, 1937 


शक सम्वत् ) 


347 


-मूल 


4 . 


नियम 4 का संशोधन नियमावली के स्तम्भ -1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ -2 में 

दिया गया नियम रख दिया जायेगा , अर्थात्: 
स्तम्भ -1 

स्तम्भ -2 
वर्तमान नियम 

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम 
( क ) संवर्ग प्राधिकारी का गठन निम्नलिखित प्रकार से ( क ) संवर्ग प्राधिकारी का गठन निम्नानुसार होगा 

किया जायेगा : 
1. सचिव, सहकारिता अथवा सभापित . 1. शीर्ष सहकारी बैंक का 

अध्यक्ष 
अपर सचिव स्तर के 

सभापति 
शासन द्वारा नामित 

अधिकारी , उत्तरांचल शासन 
2. निबन्धक, सहकारी 

उप सभापति 2. निबन्धक द्वारा नामित 

उपाध्यक्ष 
समितियां , उत्तरांचल 

एक अपर निबन्धक 
3 . अपर निबन्धक, सहकारी 

सदस्य 3. शीर्ष बैंक की प्रबन्ध 

सदस्य 
समितियां , उत्तरांचल 

समिति के तीन संचालक 
4. उत्तरांचल शासन द्वारा 

सदस्य राज्य सरकार द्वारा 

सदस्य 
नामित एक बैंक सभापति 

नामित किसी दो जिला 

सहकारी बैंक के सभापति 
5. उत्तरांचल शासन के वित्त 

सदस्य 5 . उत्तराखण्ड शासन , वित्त 

सदस्य 
विभाग द्वारा नाम निर्दिष्ट 

विभाग द्वारा नाम निर्दिष्ट 
एक अधिकारी 

एक प्रतिनिधि 
6. उत्तरांचल शासन द्वारा 

सदस्य 6. नाबार्ड का प्रतिनिधि 

सदस्य 
नाम निर्दिष्ट एक 

जनप्रतिनिधि 
7. नाबार्ड का एक प्रतिनिधि 

सदस्य 7. शीर्ष सहकारी बैंक 

सदस्य सचिव 

का प्रबन्ध निदेशक 
8. सहकारी बैंक केन्द्रीयत 

सदस्य सचिव 
सेवा, संवर्ग का वरिष्ठतम 

सचिव / महाप्रबन्धक 
( ख ) प्रशासनिक कमेटी का गठन निम्न प्रकार से ( ख ) प्रशासनिक कमेटी का गठन निम्नानुसार होगा :--- 

किया जाता है 
1. निबन्धक , सहकारी 

सभापित 1. निबन्धक अथवा अपर 

अध्यक्ष 
समितियां , उत्तरांचल 

निबंधक , सहकारी 

समितियां, उत्तराखण्ड 
2 . अपर निबन्धक, सहकारी 

सदस्य 2. शीर्ष बैंक की प्रबन्ध 

सदस्य 
समितियां , उत्तरांचल 

समिति का एक प्रतिनिधि 
3. उत्तरांचल शासन द्वारा 

सदस्य 3. राज्य सरकार द्वारा नामित 

सदस्य 
नामित एक बैंक सभापति / 

बैंक का एक प्रतिनिधि 
जनप्रतिनिधि 
4. नाबार्ड का प्रतिनिधि 

सदस्य 4. नाबार्ड का एक प्रतिनिधि 

सदस्य 
5. सहकारी बैंक केन्द्रीयत 

सदस्य सचिव 5. शीर्ष बैंक का 

सदस्य सचिव 
सेवा, उत्तरांचल का 

प्रबन्ध निदेशक 
वरिष्ठतम सचिव / महाप्रबन्धक 


( ग) प्राधिकारी अथवा कमेटी के किसी सदस्य का पद किसी कारण से रिक्त रहने की दशा में कमेटी अथवा प्राधिकारी 
द्वारा किये गये कार्यों को अविधिमान्य नहीं समझा जायेगा । 

आज्ञा से , 
विजय कुमार ढौंडियाल , 

सचिव । 


. 


348 


GTRIOUS TOC , 23 , 2015 ļo foto 02, 1937 , शक सम्वत् ) 

(HT 1 
In pursuance of the provisions of clause ( 3) of Article 348 of the Constitution of India , the Governor is 
pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 474 /XIV -1/2015-9 (1)/ 
2011, dated April 01 , 2015 for general information : 


NOTIFICATION 

April 01, 2015 
No. 474 /XIV - 1/2015-9 ( 1 )/ 2011 --In exercise of the powers under section 122A of Uttarakhand 
Co -operative Societies Act, 2003 , the Governor is pleased with a view further to amend the Co -operative Bank 
Cadre Service Rules, 1976 : 

The Co -operative Bank Centralized Service (Amendment) Rules , 2015 
1. Short title Extend and Commencement--(1 ) These rules may be called Co - operative Bank s 

Centralized Service (Amendment) Rules, 2015 . 
(2 ) It extends to all Distt. Co -operative Banks 

registered under Uttarakhand Co-oprative Societies 

Act 2003 
(3 ) These rules shall come into force from the date of 

their publication in the Gazette . 
2. Amendment ofRule 3 -- In the Co -operative Bank Centralized Service Rules, 1976 (here in after 

referred as principal rules) For the Existing Rule as set out in column - 1 
below the rule as set out in column - 2 shall be substituted , namely : 


Column - 1 

Existing Rule 
3. Formation of Services : The Cadre Service shall 

include all the posts of General Manager and 
Senior Manager of District -operative Banks in 
Uttaranchal. 


Column - 2 

Rules as Hereby substituted 
3. Formation of Services :The Cadre Service 

shall include all the posts of Secretary /General 
Manager and Deputy General Manager of 
District Co -operative Banks in Uttarakhand. 


AmendmentofRule 4- In the principal rules 4 setout in column 1 below the rule setout in column 

2 shall be substituted namely : 


Column - 1 

Existing Rule 
(a) The Cadre Authority shall be constituted as 

under : 
1. Secretary Co-operative 

Chairman 
or an Officer of Additional 
Secretary levelnominated 

by UttaranchalGovt. 
2. Registrar Co - operative Vice Chairman 

Societies, Uttaranchal. 


Column- 2 

Rule as Hereby substituted 
(a ) The Cadre Authority shall be constituted as 

under : 
1. Chairman of Apex 

Chairman 
Co -operative Bank . 


--- 


Vice Chairman 


2 . An Additional 

Registrar nominated 
by Registrar Co -operative 

Societies Uttarakhand. 
3. Three nominees of 

the Board of Apex Bank . 


3 . 


Member 


Member 


AdditionalRegistrar 
Co -operative Societies , 
Uttaranchal. 


-A 


ATT 1 ] Bagus TTC, 23 , 2015 go (v 02, 1937 शक सम्वत् ) 

349 
Column - 1 

Column - 2 
Existing Rule 

Rules asHereby substituted 
4. A Bank Chairman : Member 4 . Two Chairman of 

Member 
nominated by 

the District Co - operative 
UttaranchalGovt. 

Banks nominated by 

the Uttarakhand Govt. 
5. An Officer of Finance Member 5. One representative 

Member 
Department of 

nominated by Finance 
UttaranchalGovt. 

Departmentof 

Uttarakhand Govt. 
6. A public representative Member 6. One representative 

Member 
nominated by the 

of NABARD 
UttaranchalGovt. 
7. A representative Member 7. Managing 

Member Secretary 
of NABARD . 

Director of Apex 

Co -operative Bank 
8 . Deputy Registrar/ --Member/Secretary 

Astt. Registrar 
Uttaranchalnominated 
by the Registrar 
Co -operative Societies, 
Uttaranchal. 


(b ) Administrative Committee is being constituted 

as under : 
1. Registrar Co -operative 

Chairman 
Societies , Uttaranchal 


(b ) Administrative Committee shall be constituted as 

under : 
1. Registrar or Additional 

Chairman 
Registrar Co -operative 

Societies, Uttarakhand 
2. One representative of 

Member 
the Board of Apex 

Co -operative Bank 
3. One Bank representative , 

Member 
nominated by 
Uttarakhand Govt. 


- 


2. Additional Registrar 

Member 
Co -operative Societies , 

Uttaranchal 
3 . A Bank Chairman / 

Member 
Public representative , 
nominated by 

UttaranchalGovt. 
4 . A representative of 

Member 
NABARD 
5. Deputy Registrar/ --Member/Secretary 

Astt . Registrar 
Uttaranchal nominated 
by the Registrar 
Co- operative 
Societies , Uttaranchal 


Member 


4 . One representative of 

NABARD 
5. Managing Director 

of Apex Co -operative 
Bank 


Member/Secretary 


(C ) If due to any reason any of these posts of Authority or Committee remain vacant, it shall not affect the 
validity of the Act of any such Authority or Committee . 

By Order, 
VIJAY KUMAR DHAUNDIYAL , 

Secretary, Co -operative. 


350 


उत्तराखण्ड गजट , 23 मई , 2015 ई ० (ज्येष्ठ 02, 1937 


शक सम्वत्) 


[ भाग 1 


कार्मिक अनुभाग -1 

कार्यालय ज्ञाप 

04 अप्रैल , 2015 ई ० 
संख्या 748 / xxx - 1-15-1(4) / 2015- सुश्री मोनिका मित्तल (एच० जे ० एस ०), निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद 
प्रतितोष आयोग , उत्तराखण्ड के प्रार्थना -पत्र, दिनांक 26.02.2015 एवं शपथ - पत्र, दिनांक 26.03.2015 पर विचार करते 
हुए, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कु 0 मोनिका मित्तल का नाम शासकीय अभिलेखों में कुमारी मोनिका मित्तल 
के स्थान पर श्रीमती मोनिका मित्तल पत्नी श्री अजय कुमार गुप्ता किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है । 


अतर सिंह 
संयुक्त सचिव । 


पी ० एस ० यू ० ( आर० ई ०) 21 हिन्दी गजट / 262 - भाग - 1-2015 ( कम्प्यूटर / रीजियों) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी ० डी ० एन० / 30 / 2015-17 


सरकारी 


गजट, 


उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 मई, 2015 ई0 ( ज्येष्ठ 02, 1937 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 

NOTIFICATION 

January 20 , 2015 
No. 8 /UHC /XIV /47 /Admin.A / 2012 -- Ms. SimranjitKaur, Judicial Magistrate- III, Dehradun is hereby 
sanctioned medical leave for 04 days w.e.f. 18.11.2014 to 21.11.2014 . 


By Order ofHon ble the Administrative Judge , 

Sd / 
Registrar (Inspection ). 


UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, 
HIGH COURT CAMPUS , NAINITAL 

NOTIFICATION 


In view of the powers conferred under Section -9 ( 3 ) of the Legal Services Authorities Act, 1987and 
pursuant to the recommendation of Hon ble High Court ofUttarakhand , Hon ble Executive Chairman , Uttarakhand 
State Legal Services Authority, Nainital is pleased to appoint the following Judicial Officers as Secretary , 
District Legal Services Authority in the districtmentioned against their name :-- 


NOTIFICATION 


April 07, 2015 


No. 11/ III- A-11/SLSA/ 2015 --Sh. Abdul Qayyum, Chief Judicial Magistrate, Nainital is appointed as 
Secretary, District Legal Services Authority, Tehri Garhwal on the post created vide G.O. No. 396 /XXXVI( 1 )/ 
2014-184/ 2001 T.C.I., Dated 24.02.2014 fromthe date when he assumecharge. 


293 - ख 


294 


उत्तराखण्ड गजट , 23 मई , 2015 ई ० ( ज्येष्ठ 02, 1937 


शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


NOTIFICATION 


April 07 , 2015 


No. 12/ 111 -A - 1/SLSA/ 2015 --Ms. Reena Negi, Civil Judge (Sr. Div .), Almora is appointed as Secretary, 
District Legal Services Authority , Almora on the post created vide G.O. No. 396 /XXXVI( 1)/2014-184/2001T.C.I., 
Dated 24.02.2014 from the date when she assume charge . 


NOTIFICATION 

April 07 , 2015 
No. 13/ III-A -8 /SLSA/2015 --Sri Yogendra Kumar Sagar, Civil Judge ( Jr. Div .), Pauri Garhwal {promoted 
to the cadre of Civil Judge (Sr. Div.)} is appointed as Secretary, District Legal Services Authority, Pauri 
Garhwal on the post created vide G.O. No. 396 /XXXVI( 1 )/2014-184/2001T.C.I., Dated 24.02.2014 from the 
date when he assume charge . 


NOTIFICATION 
April 07 , 2015 


No. 14 /111- A - 2 /SLSA /2015 --Smt. Jyotsna, Civil Judge ( Jr. Div.), Narendranagar, District TehriGarhwal 
{promoted to the cadre of Civil Judge ( Sr. Div.)} is appointed as Secretary, District Legal Services Authority , 
Bageshwar on the post created vide G.O.No. 396/ XXXVI( 1)/2014-184/2001T.C.I ., Dated 24.02.2014 fromthe 
date when she assume charge . 


NOTIFICATION 
April 07, 2015 


No. 15/ 001-A -7 /SLSA /2015 --Smt. Jyoti Bala , Civil Judge ( Jr. Div.),Haldwani, DistrictNainital {promoted 
to the cadre of Civil Judge ( Sr. Div .)} is appointed as Secretary, District Legal Services Authority, Nainital on 
the post created vide G.O. No. 396 /XXXVI( 1 )/2014-184/2001T.C.I., Dated 24.02.2014 from the date when she 
assumecharge . 

By Order of Hon ble Executive Chairman , 

Sd/ 
PRADEEP PANT, 
Member Secretary. 


कार्यालय , सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन ), ऋषिकेश 

आदेश 

07 मार्च, 2015 ई ० 
पत्रांक 191 / डी 0 एल 0 / 15 - श्री मोहन सिंह पुत्र श्री भवान सिंह, निवासी तपोवन सराय, मुनि की रेती, ऋषिकेश, 
देहरादून को कार्यालय द्वारा जारी लाइसेंस संख्या UK - 1420050030991, जो कि हल्का मोटर यान (व्यावसायिक ) के संचालन 
हेतु जारी किया गया था । आपके द्वारा कूटरचित रिफ्रेशर कोर्स प्रमाण - पत्र कार्यालय में प्रस्तुत कर लाइसेंस का नवीनीकरण 
किया गया था , जिसके क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यालय के पत्रांक संख्या 1384 / सा 0 प्रा 0 / लाइसेन्स / 14, दिनांक 
20-11-2014 को उक्त लाइसेन्स के नवीनीकरण को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए, आपको निर्देशित किया गया था 
कि आप अपना मूल लाइसेन्स तत्काल कार्यालय में जमा कराये । आपके द्वारा अब तक न ही इस कार्यालय में मूल नवीनीकृत 
लाइसेंस को जमा कराया गया और न ही उक्त सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया । 

अतः, मैं , आनन्द कुमार जायसवाल, लाइसेंसिंग ऑथारिटी, मोटर वाहन विभाग , ऋषिकेश लाइसेंसधारक को 
कूट रचित रिफ्रेशर कोर्स प्रमाण - पत्र के आधार पर दोषी मानते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19( e) के अन्तर्गत 
प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लाइसेंस सं 0 UK - 1420050030991, को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


295 


भाग 1 - क ] उत्तराखण्ड गजट , 23 मई, 2015 ई० (ज्येष्ठ 02. 1937 शक सम्वत् ) 

आदेश 

09 मार्च, 2015 ई ० 
पत्रांक 189 / डी 0एल0 / 15 - श्री अलताफ अली पुत्र श्री मौहम्मद कामिल, निवासी बनखण्डी, ऋषिकेश, देहरादून 
को कार्यालय द्वारा जारी लाइसेंस संख्या UK- 1420120045137 , जो कि मोटर साईकिल व मोटर कार के संचालन हेतु 
वैध है , के विरुद्ध श्री जयपाल जाटव, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखण्ड दलित शोषित विकास मंच, निकट पुरानी चुंगी, हरिद्वार 
रोड , ऋषिकेश का शिकायती पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुआ । जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि आपके द्वारा 
उक्त लाइसेन्स के आवेदन के समय फर्जी प्रमाण - पत्र संलग्न किये गये हैं । जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 
1151 / डी ० एल 0 / 2014, दि 0 05 सितम्बर, 2014 व 1514 / डी 0 एल 0 / 2014, दि 0 29 दिसम्बर, 2014, द्वारा श्री अलताफ अली 
पुत्र श्री मौहम्मद कामिल , निवासी बनखण्डी, ऋषिकेश, देहरादून को मूल प्रपत्र एवं मूल लाइसेन्स सहित अधोहस्ताक्षरी 
के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु पत्र प्रेषित किया गया । आपके द्वारा अब तक न ही इस कार्यालय में मूल लाइसेंस को 
जमा कराया गया और न ही उक्त सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया । 

अतः, मैं , आनन्द कुमार जायसवाल, लाइसेंसिंग ऑथारिटी, मोटर वाहन विभाग, ऋषिकेश लाइसेंसधारक को फर्जी 
प्रमाण - पत्र के आधार पर दोषी मानते हुए मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा 19( e) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए लाइसेंस सं0 UK -1420120045137 , को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


आनन्द कुमार जायसवाल , 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

ऋषिकेश । 


कार्यालय, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 

09 अप्रैल, 2015 ई ० 
पत्रांक 1863 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / यूपी 21 एन -1119 / 2015 - वाहन संख्या यूपी 21 एन -1119. मॉडल 2001, 
चेसिस संख्या 19EC11075584 तथा इंजन नं0 E483A11069470, कार्यालय में मैसर्स भावना ट्रेडिंग कम्पनी ई0 डब्ल्यू 0 एस 0 
377/5, आवास विकास , रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर , के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 08.04.2015 को 
आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर 
संचालन योग्य न रहने के कारण, वाहन को स्क्रब में विक्रय करना चाहता है , साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने 
हेतु अनुरोध किया है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर दिनांक 30.04.2015 तक जमा है । वाहन फाइनेन्स से 
मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट 
सचिव , सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण , हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या 
अंकित है । उक्त तथ्यों के अधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या यूपी 21 एन -1119 का पंजीयन चिन्ह एवं 
चेसिस संख्या 19EC11075584, तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


नन्द किशोर, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर । 


[ भाग 1 - क 


296 


उत्तराखण्ड गजट , 23 मई, 2015 ई० (ज्येष्ठ 02, 1937 शक सम्वत्) 

कार्यालय , आयुक्त कर, उत्तराखण्ड 

(विधि - अनुभाग ) 

विज्ञप्ति 


{ नियम 11 (12 ) के अन्तर्गत } 

31 मार्च, 2015 ई ० 
पत्रांक 6166 / आयु० क 0उत्तरा० / विधि - अनुभाग / 2014-15 / देहरादून - उत्तराखण्ड मूल्वर्धित कर नियम, 2005 
के नियम 11 के उपनियम (6) में उल्लिखित तालिका के क्रम संख्या 1 व क्रम संख्या 2 में विनिर्दिष्ट उन ब्यौहारी अथवा 
व्यक्तियों , जिनके द्वारा इस आदेश के जारी होने की तिथि तक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की गयी हो , द्वारा वित्तीय 
वर्ष 2013-14 व आगे के वर्षों के लिए वार्षिक विवरणी प्रारूप -4 ( संशोधित ) में उपबन्धों ( जो ऑनलाइन अनिवार्य है ) 
सहित की प्रस्तुति, वेबसाईट पर ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है । ऑनलाइन पद्धति को सुचारू रूप से क्रियान्वयन 
करने के उद्देश्य से वर्तमान में विहित वार्षिक विवरणी के प्रारूप-4 (संशोधित ) में तत्काल प्रभाव से संशोधन 
किया गया है तथा संशोधनोपरान्त संशोधित प्रारूप -4, संशोधित अनुलग्नकों सहित विभागीय वेबसाईट 
http://comtaxappl.uk.gov.in पर login करने के उपरान्त Newoffline Annual Return (2013-14) onwards के अन्तर्गत 
Down load हेतु उपलब्ध है । 

उक्त के क्रम में यह भी निर्देशित किया जाता है कि वेबसाईट पर जनित ‘ स्वीकृति - पत्र ( Acknowledgement ) 
की Hard copy की हस्ताक्षरित प्रति व स्वीकृति - पत्र में घोषित समस्त समर्थक दस्तावेजों सहित वार्षिक विवरणी 
प्रारूप -4 ( संशोधित ) अपलोड किए जाने की तिथि से पाँच कार्यालय दिवसों के भीतर सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी 
के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जायेंगे परन्तु वार्षिक कर निर्धारण के लिए नोटिस जारी होने पर पाँच दिन की 
सीमा लागू नहीं होगी । वार्षिक विवरणी ऑनलाइन दाखिल किए जाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में दिशा - निर्देश मुख्यालय 
आई0 टी 0 अनुभाग द्वारा पृथक से विज्ञापित किए जायेंगे । 

उक्त के अतिरिक्त प्रारूप-IVA)( संशोधित), IV( B) ( संशोधित -1), IV (C ) ( संशोधित ) अग्रिम आदेशों तक पूर्व 
की भाँति Manually दाखिल किए जाते रहेंगे । 


( आई ० टी ० - अनुभाग ) 

परिपत्र 

31 मार्च, 2015 ई ० 
व्यापारियों हेतु Online वार्षिक विवरणी { FORM-IV (amended)} दाखिल करने विषयक 

पत्रांक 6171 / आयुकउत्तरा ० / आई0 टी 0 अनुमाग / 2014-15 / देहरादून -उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 
के नियम 55 के द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से उत्तराखण्ड मूल्वर्धित कर अधिनियम, 2005 
के नियम 11 के उपनियम (6 ) में उल्लिखित तालिका के क्रम संख्या 1 व क्रम संख्या 2 में विनिर्दिष्ट उन व्यौहारी अथवा 
व्यक्तियों की श्रेणी के लिए वार्षिक विवरणी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दाखिल करने की सुविधा संस्थापित की जा रही है । 
इस प्रकार प्रावधानित नई प्रक्रिया के अनुसार विभाग द्वारा तैयार किये गए सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन वार्षिक 
विवरणी दाखिल करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जाएगी : 

1. व्यापारी द्वारा विभागीय वेबसाइट www.comtaxappl.uk.gov.in पर अपने यूजर आई0 डी 0 एवं पासवर्ड 

से login करें । 


भाग 1 - क ] 


297 


उत्तराखण्ड गजट , 23 मई , 2015 ई० ( ज्येष्ठ 02, 1937 शक सम्वत् ) 
2. उसके बाद screen पर बॉयी ओर प्रदर्शित हो रही रिपोर्ट में से " New offline Annual Return पर 

क्लिक करें । 
3. इसके उपरान्त उपलब्ध विकल्पों में से Download New offline Annual Return file पर क्लिक करें । 
4. इस प्रकार प्रदर्शित screen पर Download FORMIV के अन्तर्गत Dropdown से Assessment year 

का चयन करें एवं Download offline Annual Return पर क्लिक करें । इस प्रकार Download File को 
अपने कम्प्यूटर पर save करें । 

नोट: -यह FORM IV (amended ) वर्ष 2013-14 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है 
5. Offline Annual Return भरने के लिए Download file, open करने पर Steps for filing Return के 

अन्तर्गत दिये गये निर्देशों को पढ़ें एवं रिटर्न भरने हेतु Proceed पर क्लिक करें । 
6. इस प्रकार प्राप्त screen पर date format का चयन करते हुए Proceed for Annual Return " पर क्लिक 


- 


करें । 


7. इसके पश्चात् स्क्रीन पर Offline Annual Return का प्रारूप उपलब्ध होगा, जिसमें आपके द्वारा 

दाखिल की गयी त्रैमासिक विवरणियों का योग Calculation as per Qtrly Return के कॉलम में उपलब्ध 

हो जाएगा । 
8. व्यापारी को Calculation as per books के कॉलम में अपनी वार्षिक विवरणी से सम्बन्धित आँकड़े 

भरने हैं । 
9 . क्र 0 सं 0 6 से लेकर 10 तक में व्यापारी अपनी प्रान्तीय कर योग्य टर्नओवर का विवरण भरेंगे. जबकि 

बिन्दु संख्या 11 से 13 तक प्रान्तीय कर मुक्त टर्नओवर का विवरण भरेंगे । 
10. बिन्दु संख्या 12 एवं 13 में क्रमशः संलग्नक 415 एवं 415ए दिये गये हैं , जिनमें सम्पूर्ण विवरण भरने 

पर सम्बन्धित आँकड़े स्वतः ही सम्बन्धित field में आ जायेंगे परन्तु साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये जाने 

वाले अभिलेख स्वीकृत - पत्र के साथ कार्यालय में दाखिल करने होंगे । 
11. बिन्दु संख्या 16 से लेकर बिन्दु संख्या 26 तक अन्तर्राज्यीय टर्नओवर का विवरण भरा जाना है । 
12. बिन्दु संख्या 30 व 31 में सम्बन्धित मद की प्रविष्टियां Enter detail में कर की दर के अनुसार भरी 

जानी है । 
13. बिन्दु संख्या 36 से लेकर 45 तक में प्रान्तीय खरीद का विवरण भरा जाना है, बिन्दु संख्या 37 , 39 

एवं 40 में अनुलग्नक 419, 419ए एवं 419 बी दिये गये हैं , जिनमें आवश्यक आँकड़े भरने पर बिन्दु 

संख्या 37 , 39 एवं 40 के सम्बन्धित field में स्वतः आ जायेंगे । 
14. बिन्दु संख्या 46 से 52 तक अन्तर्राज्यीय खरीद का विवरण भरा जाना है, बिन्दु संख्या 53, 54 , 55 

में प्रान्तीय खरीद जिस पर आई० टी ० सी ० क्लेम किया जाना है , से सम्बन्धित मद में Enter detail में 

कर की दर के अनुसार भरा जाना है । 
15. बिन्दु संख्या 56, 57, 58 में व्यापारी अपने वास्तविक दावा की गयी आई० टी ० सी ० के आँकड़ों को 


भरेंगे । 


16. बिन्दु संख्या 59( a) एवं 59(b ) में गत वर्षों में कैपिटल गुड्स पर दावाकृत आई0 टी 0 सी 0 के आँकड़े 

भरे जायेंगे । 
17. बिन्दु संख्या 64 में Reverse tax credit due to stock transfer से सम्बन्धित अनुलग्नक संख्या 401 

उपलब्ध कराया गया है । इसी प्रकार बिन्दु संख्या 62 में Reverse tax credit due to other reasons 
से सम्बन्धित अनुलग्नक संख्या 402 उपलब्ध कराया गया है , जिनमें आवश्यक आँकड़े भरने पर स्वतः 
सम्बन्धित field में आ जायेंगे । 


298 


उत्तराखण्ड गजट, 23 मई, 2015 ई० ( ज्येष्ठ 02, 1937 


शक सम्वत् ) 


[भाग 1 - क 


18. बिन्दु संख्या 65 में गत वर्ष से Brought forward ITC के आँकड़े भरने हैं । 
19. बिन्दु संख्या 67 में अनुलग्नक 403 एवं 403 ए Tax credit on sale return उपलब्ध कराये गये हैं , 

जिनमें 06 माह के भीतर और 06 माह के पश्चात् sale return से सम्बन्धित विवरण भरे जाने हैं परन्तु 
लाम 06 माह के भीतर माल वापसी का ही मिलेगा, वह भी उस दशा में जब माल वापसी का साक्ष्य 

स्वीकृति - पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा । 
20. बिन्दु संख्या 68 में Tax credit for reason other than salereturn से सम्बन्धित विवरण अनुलग्नक 404 

में भरा जाना है । 
21. बिन्दु संख्या 69 ए में यदि किसी व्यापारी का कोई TDS कटा है तो उससे सम्बन्धित विवरण अनुलग्नक 

405 में भरा जाएगा । 
22. बिन्दु संख्या 69 बी में अनुलग्नक 431 ए एवं 431 बी में प्रान्तीय जमा कर का विवरण भरा जाना है । 
23. बिन्दु संख्या 70 में जो FORM III के चौथी तिमाही के अन्त में Tax C/ F किया गया है, उसकी राशि 

अंकित करेंगे । 
24. बिन्दु संख्या 75 में अनुलग्नक संख्या 431 सी व डी दिये गये हैं , जिसमें CST tax जमा करने सम्बन्धी 

विवरण भरा जाना है । 
25. बिन्दु संख्या 78 में अनुलग्नक 431 में विवरणियों के सम्बन्ध में लेट फीस के आँकड़े भरे जाने हैं । 
26. बिन्दु संख्या 80 में वार्षिक विवरणी के साथ जमा किये गये कर का विवरण भरा जाना है । 
27. बिन्दु संख्या 81 से 93 तक दाखिल किये जाने वाले प्रपत्रों , प्रमाण - पत्रों एवं विवरण - पत्रों से सम्बन्धित 

अनुलग्नक दिये गये हैं । 
28. बिन्दु संख्या 94 से 104 तक व्यापारी द्वारा विभाग से प्राप्त प्रपत्रों , ओ ० सी ० स्टैम्प के विवरण सम्बन्धित 

अनुलग्नक मरने हैं । 
Return भरने के उपरान्त नीचे दिये गये Validate & Generate XML forAnnexure and FORMIV पर 
क्लिक करें , इस प्रकार आपकी Annual Return की XML file जनरेट हो जायेगी । इसे selected location 

पर save करें । 
30. व्यापारी पुनः विभागीय वेबसाइट www.comtaxappl.uk.gov.in पर login करें एवं New offline 

Annual Return के अन्तर्गत Upload FORMIVXML पर क्लिक कर Offline XML file upload करें । 
31. अपलोड करने के उपरान्त Acknowledgement of FORM IV (Amended ) आयेगा, जिसके बिन्दु 

संख्या 1 से 3, 5 से 16 तक स्वतः वार्षिक विवरण से detail आ जायेगी परन्तु बिन्दु संख्या 4 में अवधि 
व्यापारी को भरनी होगी । बिन्दु संख्या 16 में उन सभी संलग्नकों का ब्योरा आयेगा , जो आँकड़ों से 
समर्थक दस्तावेज हों । इसमें दस्तावेज का नाम अंकित किया जायेगा तथा कितने दस्तावेज हैं , उनकी 
संख्या भी लिखेंगे जैसा कि Bill of Lading से Export के समर्थन में दावा किया है तो Bill of Lading 
टाइप करना है तथा 10 Bill of Lading है तो 10 की संख्या लिखनी है बिन्दु संख्या 17 में पहले 
सभी संलग्नकों को क्रमांकित 1,2 , से करने के पश्चात् कुल पेपरों की संख्या का इन्द्राज करना 


29 . 


दिलीप जावलकर , 


आयुक्त कर, 
उत्तराखण्ड । 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 23 मई , 2015 ई ० ( ज्येष्ठ 02, 1937 


शक सम्वत्) 


299 


कार्यालय, जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचास्थानि चुनावालय), देहरादून 

सूचना 

07 अप्रैल, 2015 ई ० 
संख्या 14 / नानिएउप निर्वा-2015 राज्यनिर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की अधिसूचना संख्या -12 / रा0नि 0 आ0-3 / 1884 / 2015 , 
दिनांक 06.04.2014 के द्वारा नगर पालिका परिषद्, मसूरी के रिक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र वार्ड संख्या -02, बार्लोगंज 
के आकस्मिक रूप से रिक्त सदस्य पद / स्थान (प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र) का उप निर्वाचन कराये जाने हेतु कार्यक्रम 
अधिसूचित किया गया है । तद्नुसार, मैं , रवि नाथ रमन, जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निकाय), 
देहरादून, एतद्वारा यह निर्देश देता हूँ कि जनपद देहरादून के नगर पालिका परिषद् , मसूरी के वार्ड संख्या-2, 
बार्लोगंज का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा विनिर्दिष्ट निम्नलिखित समय - सारिणी के 
अनुसार कराया जायेगा : 


नाम निर्देशन पत्रों नाम निर्देशन पत्रों नाम निर्देशन पत्रों | निर्वाचन चिन्ह 
को प्राप्त करने की की जाँच की आपत्ति की आवंटन की 
तिथि व समय की तिथि तिथि व समय तिथि व समय 


मतगणना की तिथि 
मतदान की तिथि 

व समय 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


21 अप्रैल, 2015 
( पूर्वाह्न 10:00 
बजे से अपरान्ह 
05:00 बजे तक ) 


22 अप्रैल , 2015 
(पूर्वाह्न 10:00 
बजे से अपरान्ह 
01:00 बजे तक ) 


22 अप्रैल , 2015 
( अपरान्ह 02:00 
बजे से अपरान्ह 
05:00 बजे तक ) 


23 अप्रैल, 2015 
(पूर्वान्हः 10:00 
बजे से कार्य की 
समाप्ति तक ) 


01 मई , 2015 02 मई , 2015 
( प्रातः 08:00 बजे | (प्रातः 08:00 बजे 

से अपरान्ह से कार्य की 
05:00 बजे तक ) 

समाप्ति तक ) 


इस निर्वाचन में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा नागर 
स्थानीय निकाय निर्वाचन हेतु निर्धारित एवं निर्देशित है । नाम निर्देशन - पत्रों को प्राप्त करने , नाम निर्देशन पत्रों की 
जाँच तथा नाम निर्देशन पत्रों की वापसी एवं निर्वाचन प्रतीक आवंटन की कार्यवाही सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी 
(रिटर्निंग ऑफिसर्स ) एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी ( असिस्टेन्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स ) द्वारा नगर पालिका परिषद् , मसूरी 
मुख्यालय पर सम्पन्न की जायेगी । 


उक्त समय - सारिणी के दौरान पड़ने वाले समस्त सार्वजनिक अवकाश दिवस पर सभी कार्यालय खुले रहेंगे । 
नगर पालिका परिषद्, मसूरी के रिक्त पद / स्थानों की सूचना 

-देहरादून 
निकाय का नाम पद / स्थान वार्ड क्रमांक आरक्षण की पदाधिकारी 

रिक्ति का 

रिक्ति का 
श्रेणी 

दिनाँक 


जनपद का नाम 


व नाम 


का नाम 


कारण 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


पालिका परिषद् , 


सदस्य 


आरक्षित 


रमेश भारती 


17.09.2014 


नगर 
मसूरी 


वार्ड सं0-2, 
बार्लोगंज 


आकस्मिक 
निधन 


ह0 ( अस्पष्ट ) 


स्थान - देहरादून 
दिनाँक : 07.04.2015 


जिला मजिस्ट्रेट, 
जिला निर्वाचन अधिकारी, 

देहरादून । 


300 


-उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड गजट , 23 मई , 2015 ई० ( ज्येष्ठ 02, 1937 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
कार्यालय , आयुक्त कर, उत्तराखण्ड 

( फार्म - अनुभाग) 

विज्ञप्ति 

09 अप्रैल, 2015 ई ० 
पत्रांक 137 / आयु ० कर, उत्तरा० / फार्म अनु0 / 2015-16 / आ o घो 0प 0 / खोया / चोरी / नष्ट हुए / देण्दून 
मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम -30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके , मैं , एडीशनल कमिश्नर , 
वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय प्रपत्र फार्म -16 / फार्म -11, जिनके खो जाने / चोरी 
हो जाने / मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम -30 के उपनियम (७) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त 
हुई हैं , को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ 

खोये / चोरी / नष्ट | खोये / चोरी / नष्ट हुए 

फार्म / स्टैम्प को 

अवैध घोषित 
व्यापारी का नाम व पता हुए फार्मों / स्टैम्प फार्मों / स्टैम्प की 

किये जाने का 
की संख्या सीरीज व क्रमांक 


. 


-- 


क्र ० 


सं ० 


कारण 


1 


2 


3 


4 


5 


U.K.VAT - M2012 

3257921 


खोने के कारण 


प्ररुप- XVI 

(01 ) 
प्ररुप- XVI 

(01 ) 


U.K.VAT - M2012 

5263523 


खोने के कारण 


1. | सर्वश्री अरोरा फुटवेयर, जय मार्केट , देहरादून , 

टिन -05000469893 
2. | सर्वश्री गंगा सागर आर्टीफिशियल ज्वेलरी, 

हरिद्वार , टिन -05014391430 
3. | सर्वश्री हैबल्स इण्डिया लि 0 , प्लॉट नं 0 2 ए, 

सेक्टर -10 , सिडकुल इण्डस्ट्रीयल एरिया , 

हरिद्वार , टिन -05005511468 
4. सर्वश्री मनोहर सलैक्शन पैलेस, श्रीनगर , 

टिन -05004861471 
5. | सर्वश्री एम 0 एस 0 वर्ल्ड, काशीपुर, 

टिन -05002548312 


प्ररुप- XVI 

(05 ) 


U.K.VAT - M 2012 
5940545 to5940549 


खोने के कारण 


प्ररुप- XVI 

( 01) 


U.K.VAT - M2012 

1176110 


खोने के कारण 


प्ररुप-XVI 

(03 ) 


खोने के कारण 


6 . 


सर्वश्री निर्मल पाईप्स , रूद्रपुर, 
टिन[ -05004658741 


U.K.VAT - M2012 
3437707, 2507370 , 

2507371 
U.K.VAT - M 2012 
1462560 , 1479855 , 
3265646,3265647, 
3265650,4729243 , 
4729258,4971446 


प्ररुप- XVI 

(08 ) 


खोने के कारण 


7 . 


प्ररूप- XVI 

(02 ) 


U.K.VAT - M 2012 
2600665,4609757 


खोने के कारण 


सर्वश्री इन्डो नेशनल लि 0, नियर ट्रांसपोर्ट 
नगर, हल्द्वानी, टिन -05001531849 
सर्वश्री बजरंग मोटर्स, रामपुर रोड, हल्द्वानी, 
टिन –05001453764 


8 . 


प्ररुप-XVI 

( 35 ) 


U.K.VAT - M 2012 
0021888, 0024122 , 
0024136,0024151 , 
0024187,0024190 , 
2616232, 2616239, 
2601930 to 2601939 , 
2601974, 2601988 , 
2601989,2601994 , 
2602006, 2602010 to 
2602019, 2602057, 

2602061 


खोने के कारण 


पीयूष कुमार, 
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर , 

मुख्यालय, देहरादून । 


301 


भाग 1 - क ] 

उत्तराखण्ड गजट , 23 मई , 2015 ई ० (ज्येष्ठ 02, 1937 शक सम्वत् ) 
कार्यालय, महानिदेशक उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल 

विज्ञप्ति 

16 मार्च, 2015 ई ० 
पत्रांक 539 चार -48( 2014) -उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल द्वारा राज्य के तहसीलदारों हेतु दिनांक 
26.12.2014 से 30.12.2014 की अवधि में विभागीय परीक्षा का आयोजन किया गया । 

विभागीय परीक्षा ( तहसीलदार) 2014 में सम्मिलित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित 
विषयों में इस विज्ञप्ति के द्वारा उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : 


उत्तीर्ण किये गये प्रश्न - पत्र 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


ख 


अनुक्रमांक अधिकारी का नाम 

पदनाम एवं तैनाती जनपद 
T - 14-01 | श्री राधे राम ( स्व ० श्री भीमराम ) नायब तहसीलदार, भिकियासैंण 
T - 14-02 | श्री हरी राम (पुत्र स्व ० लछमराम ) तहसीलदार, टनकपुर 
T - 14-03 | श्री खीमसिंह बिष्ट ( पुत्र श्री मोती सिंह ) तहसीलदार , पिथौरागढ़ 

| श्री पदमसिंह महरा ( पुत्र स्व ० थानासिंह 
T - 14-04 

तहसीलदार, बागेश्वर 
महरा) 

श्री दीवान सिंह बिष्ट ( श्री उमेद सिंह नायब तहसीलदार, भनोली, 
T - 14-05 |बिष्ट ) 

जिला अल्मोड़ा 
श्री प्रताप सिंह रौतेला (पुत्र श्री बीर सिंह नायब तहसीलदार, सोमेश्वर , 
T - 14-06 रौतेला) 

जिला अल्मोड़ा 


ज 
ज 

ज 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


क 


- 


ग 


घ 


- 


ज 


- 


क 


ख 


ग 


घ 


- 


छ 


ज | झ 


च ट्रेजरी प्रोसीजर एण्ड एकाउण्ट्स 


विषय संकेत : 
क क्रिमिनल लॉ एण्ड प्रोसीजर एवं क्रिमिनल केस रूल्स 
ख रेवेन्यू एण्ड रेन्ट लॉ एवं रेवेन्यू केस 
ग रेवेन्यू मैन्युअल 
घ हिन्दी : श्रुतिलेख, अनुवाद , रीडिंग 


छ सिविल लॉ 


ज एक्साइज 


झ स्टॉम्पस एण्ड कोर्ट फीस ऐक्ट्स 


अवनेन्द्र सिंह नयाल , 

निदेशक । 


पी ० एस ० यू ० ( आर0 ई 0) 21 हिन्दी गजट / 262 - भाग 1 - क -2015 ( कम्प्यूटर / रीजियो )। 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


